निबंधन संख्या पी0टी0-40 





सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 Area 1942 (210) 
(S10 पटना 69) पटना, सोमवार, 25 जनवरी 2021 


[॥ Lo , calle | di foHikx 











vf/H puk 
21 t uoj hh 2021 

सं० 1/ मु0स्थाएरा0भू0 (बि0भू0न्या0) 26-02 ,//17-870) / रा०---सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की 
अधिसूचना-सह-पठित ज्ञापांक-565 दिनांक-12.01.2021 द्वारा श्री बजरंग कुमार चौधरी, सब जज-सह-ए0०सी0जे0एम0, 
बांका की सेवा बिहार भूमि न्‍्यायाधिकरण में निबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त हुई है। तदनुसार श्री बजरंग कुमार चौधरी को निबंधक, बिहार भूमि न्‍्यायाधिकरण, 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

2. इनके वेतनादि की निकासी मुख्यशीर्ष-2014-नयाय प्रशासन, उप मुख्यशीर्ष-00 लघुशीर्ष -406-लघु वाद 
न्यायालय, उपशीर्ष-0003 बिहार भूमि न्‍्यायाधिकरण मांग सं0-40 विपत्र कोड सं०0-1४-2014001060003 के अन्तर्गत 
विकलनीय होगा। 





vindk I $ 


dpu diy 
| jdk dsl a@ | fpoA 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 69-571+10-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


